निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


संख्या 44 


7 कार्तिक 1936 ( श ० ) 
पटना , बुधवार , 

29 अक्तूबर 2014 ( ई ० ) 

विषय- सूची 


पृष्ठ 


पृष्ठ 


2-3 


भाग-1 — नियुक्ति , पदस्थापन , बदली, शक्ति , छुट्टी और 

अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं । 
भाग -1 - क — स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के 

आदेश। 


भाग -5 — बिहार विधान मंडल में पुर : स्थापित 

विधेयक , उक्त विधान मंडल में 
उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले 
प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त 
विधान मंडल में पुर :स्थापन के पूर्व 
प्रकाशित विधेयक । 


भाग -1- ख – मैट्रीकुलेशन , आई 0 ए0 , आई ० एससी o, 

बी ० ए ० , बी ० एससी० , एम ए ० , 
एम ० एससी० , लॉ भाग -1 और 2 . 
एम 0 बी 0 बी 0 एस 0 , बी ० एस ० ई ० , डीप ० - इन 
एड 0 , एम 0 एस 0 और मुख्तारी परीक्षाओं 
के परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान , 
आदि । 


भाग- 7 - संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की 

ज्येष्ठ अनुमति मिल चुकी है । 


भाग- 8 – भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक , 

संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के 
प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर 
समितियों के प्रतिवेदन और संसद में 
पुर: स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 


भाग -1- ग – शिक्षा संबंधी सूचनाएं , परीक्षाफल आदि 


--- 


भाग - 9 - विज्ञापन 


भाग - 2 — बिहार - राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा 

निकाले गये विनियम, आदेश. 
अधिसूचनाएं और नियम आदि । 


भाग- 9- क — वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 


भाग- 3_भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और 

उच्च न्यायालय के आदेश , अधिसूचनाएं 

और नियम , भारत गजट और राज्य 
गजटों के उद्धरण । 


भाग -9 - ख - निविदा सूचनाएं , परिवहन सूचनाएं , 

न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण 
सूचनाएं इत्यादि । 


--- 


पूरक 


भाग - 4 - बिहार अधिनियम 


पूरक - क 


--- 


2 


बिहार गजट , 29 अक्तूबर 2014 


भाग -1 
नियुक्ति , पदस्थापन , बदली, शक्ति , छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएं 


सं ० यो 04 / मु.क्षे.वि.यो. - 14 / 2014- 2391 / यो ० वि ० 

योजना एवं विकास विभाग 


संकल्प 


25 जून 2014 
विषय:-बिहार स्थानीय क्षेत्र विकास अभिकरण के गठन की स्वीकृति के संबंध में । 


। 


विभिन्न प्रकार की स्थानीय क्षेत्र विकास योजनाएँ विशेषकर मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना, सांसद स्थानीय क्षेत्र 
विकास योजना तथा राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित अन्य स्थानीय योजनाओं के कार्यान्वयन की गति में तीव्रता लाने के लिए 
तथा सुगमता के लिए बिहार स्थानीय क्षेत्र विकास अभिकरण के गठन एवं नियमावली के प्रस्ताव पर राज्य सरकार द्वारा 
स्वीकृति प्रदान की गई है, जो सोसाईटी निबंधन अधिनियम -1860 के तहत निबंधित होगा । इस अभिकरण पर योजना एवं 
विकास विभाग का प्रशासनिक नियंत्रण होगा । 

अभिकरण का मुख्य कार्यालय पटना, बिहार में होगा । जो आवश्यकतानुसार राज्य के अंदर या बाहर एक अथवा 
अनेक शाखाएँ स्थापित कर सकेगी । 

अभिकरण का कार्य क्षेत्र सम्पूर्ण भारत होगा । 
4. इस प्रस्तावित अभिकरण के लक्ष्य एवं उद्देश्य निम्नलिखित होंगे : 
( ) विभिन्न प्रकार के स्थानीय क्षेत्र विकास योजनाएँ खासकर मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना, सांसद 

स्थानीय क्षेत्र विकास योजना तथा राज्य सरकार के द्वारा कार्यान्वित अन्य योजनाओं का परिरूप तैयार 

करने, प्राक्कलन निर्माण तथा इनके कार्यान्वयन में तकनीकी सहायता प्रदान करना । 
( ii ) योजनाओं के उचित कार्यान्वयन हेतु विभिन्न प्रकार की योजनाओं का आवश्यकतानुसार मॉडल परिरूप 

तथा प्राक्कलन का निर्माण । 
( iii) विभिन्न बसावटों, गाँवों, पंचायतों, प्रखण्डों, जिलों तथा अन्य भौगोलिक क्षेत्रों का स्थानीय क्षेत्र योजना 

का निर्माण । 
(iv ) समुचित अनुश्रवण हेतु प्रबंध सूचना प्रणाली का निर्माण । 
( v ) मानचित्र तथा योजना पर आधारित भूमंडलीय स्थिति निर्धारण प्रणाली का निर्माण । 
( vi) सरकार के निदेश के आलोक में जिलों की विकास योजनाओं का प्राक्कलन बनाने तथा उनके 

कार्यान्वयन में सहायता प्रदान करना । 
( vii) संस्था की निधि का आहरण, वितरण एवं प्रबंध करना । 
( viii ) राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकार द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं का कार्यान्वयन करना । 
(ix ) राज्य सरकार द्वारा पारित विकास योजनाओं का देखरेख एवं निरीक्षण करना या स्वतंत्र मानीटर से 

निरीक्षण कराने की व्यवस्था करना । 
( x ) पूर्णता की समय - सीमा, तकनीकी विशिष्टिकरण, योजनाओं का मूल्यांकन, परियोजना समीक्षा तथा 

गुणवत्ता नियंत्रण की विधियों द्वारा विकास योजनाओं की प्रगति का अनुश्रवण करना । 
( xi ) जिलों तथा राज्य के सर्वर / कम्प्यूटर से संबद्ध कम्प्यूटर से जुड़े ऑनलाईन प्रबंध तथा अनुश्रवण 

प्रणाली के कार्यों का समन्वय करना । 
( xii ) अभिकरण द्वारा कार्यान्वित विकास योजनाओं की प्रगति का प्रतिवेदन सरकार को उपलब्ध कराना । 
( xiii) व्यक्ति तथा अभिकरण / गैर सरकारी संस्था के विकास कार्यों का कार्यान्वयन करना । 
( xiv ) विकास तथा संरचनात्मक कार्यों के आदेशों को प्राप्त करने के लिए निविदा में भाग लेना । 
( xv ) अभियांत्रिकी सामग्री परीक्षण तथा गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला की स्थापना तथा संचालन । 
( xvi) प्रायोगिक परियोजना के कार्यान्वयन सहित अनुसंधान कार्य । 
( xvii ) विभिन्न तकनीकों का अध्ययन एवं मूल्यांकन करना तथा ऐसे प्रायोगिक परियोजना को लेना जिसमें 

विभिन्न तकनीकें सम्मिलित हो । 
(xviii) संस्थाओं, देशीय तथा अंतर्देशीय अन्य ख्याति प्राप्त अभिकरण या समूह के साथ सरकारी विकास 

कार्यक्रम के संबंध में सहयोग करना । 


बिहार गजट , 29 अक्तूबर 2014 


3 


. 


( xix ) 

विभिन्न विकास कार्यक्रमों के योजना निर्माण एवं कार्यान्वयन से संबद्ध कर्मियों के लिए उपयुक्त 

प्रशिक्षण कार्यक्रम का प्रबंध करना । 
( xx) संरचना श्रमजीवी , संविदाकार, अभियंता, संरचना प्रबंधक तथा अन्य सादृश्य कार्मिक से संबद्ध 

प्रशिक्षण / दक्षता विकास के लिए संस्था खोलना तथा उसका संचालन करना । 
( xxi ) विकास कार्यक्रमों की गुणवत्ता तथा लागत -मानक को बेहतर करने के उपायों पर सुझाव देना । 
( xxii ) पुस्तकें , साहित्य का प्रकाशन करना, विज्ञापन सामग्री (मुद्रण, श्रव्य एवं दृश्य) के उत्पादन का प्रबंध 

करना । 
( xxiii ) कार्यशाला, सेमिनार, प्रदर्शन के द्वारा स्थानीय क्षेत्र योजना पुनर्संरचना या इस तरह के अन्य संबंधित 

मामलों का प्रबंध करना तथा प्रायोजित करना । 
( xxiv ) उपकरण तथा यंत्र (वाहन सहित ) का क्रय, पट्टा पर या भाड़े पर लेना । 
( xxv ) राज्य तथा केन्द्र सरकार से अनुदान के माध्यम से निधि प्राप्त करना तथा अन्य स्रोतों के माध्यम से 

अभिदान प्राप्त करना । 
( xxvi ) शिक्षा, स्वास्थ्य , रीलीफ , आपदा प्रबंधन, नारी सशक्तिकरण तथा अन्य क्षेत्रों में सामाजिक आर्थिक 

गतिविधियों का संचालन । 
( xxvii) समाज में वैज्ञानिक सोच, प्राविधिक दक्षता, सृजनात्मकता तथा नवप्रवर्तन को बढ़ावा देने वाली 

गतिविधियों का संचालन । 
(xxviii ) सरकार की पूर्वानुमति से अचल सम्पत्ति का क्रय, अधिग्रहण या पट्टा के माध्यम से अधिग्रहित करना या 

बिक्री या पट्टा या वंधक के माध्यम से हस्तांतरित करना । 
(xxix ) समय - समय पर राज्य सरकार से निदेशित गतिविधियों का संचालन करना । 
( xxx ) उद्देश्य की पूर्ति के लिए आवश्यक गतिविधियों का संचालन करना । 
5. अभिकरण के गठन प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् का अनुमोदन प्राप्त है । 
6. यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा । 
आदेश: -आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाए तथा 
इसकी प्रतियाँ सभी विभागों / सभी विभागाध्यक्षों एवं महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजी जाए । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 

पंकज कुमार, सचिव । 


" 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट, 32-571 + 100- डी ० टी ० पी । 

Website: http://egazette.bih.nic.in 


